निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 105 ) 


7 चैत्र 1934 ( NO ) 
पटना , मंगलवार , 27 मार्च 2012 


बिहार विधान - सभा सचिवालय 


- - - - - - 


अधिसूचना 

____ 20 जनवरी 2012 
सं0 1 स्था० - 90/ 09 - 101/वि०स० — सभा सचिवालय की अधिसूचना संख्या - 1532 , दिनांक 22.07.2011 के 
क्रम में सभा सचिवालय के अवर सचिव ( 1 ) श्री अवधेश तिवारी , ( 2 ) श्री मौलेश्वरी प्रसाद सिंह , ( 3 ) श्री मोहन झा , 
( 4 ) श्री मो० नियाज अहमद , ( 5 ) श्री नरेन्द्र कुमार सिंह , ( 6 ) श्री रूप नारायण मिश्र ( 7 ) श्री भूषण कुमार झा , 
( 8 ) श्री भूदेव राय , ( 9 ) श्री अनिल कुमार जायसवाल , ( 10 ) श्री प्रमोद कुमार सिंह , ( 11 ) श्री वीरेन्द्र कुमार , 
( 12 ) श्री राजीव कुमार एवं ( 13 ) श्री राज कुमार राम को अवर सचिव के 13 ( तेरह ) स्थायी रिक्त पदों पर क्रमांक 01 
से 05 तक के पदाधिकारियों को वेतनमान PB - 3, 15600 - 39100 + 7600 ( ग्रेड वेतन ) एवं क्रमांक 06 से 13 तक 
के पदाधिकारियों को वेतनमान PB- 3, 15600 - 39100 + 6600 ( ग्रेड वेतन ) में अनुमान्य विशेष वेतन एवं अन्य 
अनुमान्य भत्तों सहित अस्थायी रूप से प्रोन्नति दी जाती है । 

अध्यक्ष, बिहार विधान - सभा के आदेश से , 

हरेराम मुखिया , 
उप - सचिव , बिहार विधान - सभा । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 105 -571 + 20 -डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette.bih .nic . in 


